PART 1). 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 3, 1976 (SRVN. 12, 1898 SAKA) 


1213 


. 


कोरोजंडम 

दिनांक 28 जुलाई , 1176 
क्रमांक 983-ज (I ) -76/22913. हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4964- ज ( I) -72 / 
1666 4, दिनांक 4 जून , 1973 के क्रम संख्या 3 के सम्मुख कालम नम्बर 3 में शब्द श्री जीत सिंह, पुत्र श्री जीया सिंह की बजाए " श्री 
जीत सिंह, पुत्र श्री शिशपाल सिंह " पढ़ा जाये । 

दिनांक 29 जुलाई, 1976 
क्रमांक 1316-ज (1)-76,22937 : --पूर्वी पंजाब युद्धं पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध-जागीर उनके सामने दी गई फसल तथा राशि 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


ज़िला 


जागीर पाने वाल का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल वर्ष 
जब से जागीर 

दी गई 


वार्षिक 
राशि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपए 


1 


महेन्द्रगढ़ 


श्री चुनी लाल , 

पुत्र 


श्री पत 


दाखोरा 


रिबाड़ी 


खरीफ 1974 से 


150 


2 महेन्द्रगढ़ 


श्री 


बोडिया कमालपुर , रिवाड़ी 


खरीफ 1974 से 


श्री हर नारायण , पुन 
मंगल सिंह 


150 


यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार, . 

राजस्व विभाग । 


IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT 


The 22nd July, 1676 


No. 5011-2PWII -76 /25923.- In exercise of the powers conferred by section 16 of the Electricity 
( Supply) Act, 1948, ( Central Act 54 of 1948 ) read . with rule..10 of the Punjab state Electricity Board, 
Rules , 1659, the Governor of Haryana, hercby. appoints with immediate effect Shri Ramji Lal Dagar, 
MLA and Ch . Devi Singh , Kalyan Farm , Madhuban as members of the State Electricity Consultative 
Council constituted for a period of two years .-- vide Haryana Government Notification No. 2360-2PWII 
75/10294 , dated the 28th March , 1975 in place of Shri Surjit Singh Mann and Shri Dalip Singh , Advocate , 
to represent the interest of agriculture . 


P. P. CAPRIHAN, Commissiner & Secy . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


The 21st July , 1976 


No. 7662-PW3 ( 6)-76/26595 .-- On his promotion as officiating Additional Chief Engineer , 
Shri J. N. Kakkar took over the charge of Additional Chief Engineer , Haryana , Public Works. 
Department ( Buildings and Roads Branch ) on 6th July, 1976 ( Forenoon ). 


P. P. CAPRIHAN , Commissioner & Secy . 


